"" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 अग्रहायण 1936 ( श० ) 


संख्या 640 


राँची , सोमवार 


8 दिसम्बर , 2014 ( ई० ) 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


अधिसूचना 
5 दिसम्बर , 2 0 14 


संख्या- 03 / कृ0बी0कृ0वी0वी0विविध- 09 / 2 0 13 -3 4 2 8 .. झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 
2000 ( अंगीकृत ) की धारा- 21 (7) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में माननीय राज्यपाल -सह- कुलाधिपति द्वारा 
डॉ0 एम0पी0 पाण्डेय , तत्कालीन कुलपति , बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कार्यकाल में बरती गयी वित्तीय 
अनियमितताएँ, प्राधिकृत समितियों में पारित प्रस्तावों की अनदेखी, अपने स्वजातीय/ नजदीकियों को 
नियम के विरूद्ध लाभ पहुँचाने हेतु प्रोन्नति/उच्च पदों का प्रभारी बनाया जाना आदि एवं अन्य 
निष्पादित कार्यों में बरती गई अनियमितताओं में उनकी एवं संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का 
उतरदायित्व/ संलिप्तता निर्धारित करने हेतु जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा -3 के तहत माननीय 
न्यायाधीश श्री विक्रमादित्य प्रसाद, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 
एक सदस्यीय न्यायिक जाँच समिति का गठन विभागीय संकल्प सं0- 2469 दिनांक 13 अगस्त , 2014 
के द्वारा तीन माह के लिए किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 
27 नवम्बर , 2 0 14 को समाप्त हो गई है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 8 दिसम्बर , 2014 


निर्धारित अवधि तक न्यायिक जांच समिति द्वारा जांच का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण 
समिति का अवधि विस्तार मार्च 2015 तक किया जाता है। इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की 
प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


.. पारित तक वानिक जप गति म जाप का नाम एक नया करनेकेसमान 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विष्णु कुमार, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 640 - 50 । 


